रजिस्टी सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L .- 33004/ 99 


11 


. 


. 


: 
- 
- 
: 


. 


: . 


. 


. 


D 


- 


समामबजगन 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


AAme 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 17 , 2015 / फाल्गुन 26 , 1936 
NEW DELHI, TUESDAY , MARCH 17, 2015 /PHALGUNA 26 , 1936 


सं. 148 ] 
No . 148 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 17 मार्च, 2015 


सा . का .नि . 196( अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियमावली , 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती 
है , अर्थात्: 

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) संशोधन विनियमावली, 2015 कहा 
जा सकेगा । 


( 2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 


1. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली , 1955 में , विनियम 5 में , उप - विनियम ( 3 ) 
के लिए निम्नलिखित उप - विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 


" (3) समिति , राज्य सिविल सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के 
पहले दिन छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त की है जिसके लिए प्रवर सूची तैयार की गई हैः 

बशर्ते कि , राज्य सिविल सेवा का वह सदस्य जिसका नाम समिति की बैठक की तारीख से पूर्व के वर्ष में तैयार की 
गई चयन सूची में दर्शाया गया है और जिसे केवल इस कारण से सेवा में नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि उसे उस चयन सूची में 
उसे अंतरिम रूप से शामिल किया गया था ; द्वारा इसी बीच छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी समिति द्वारा तैयार की 
जाने वाली नवीनतम सूची में उसका नाम शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा । 


1256 GI/ 2015 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


बशर्ते यह भी कि राज्य सिविल सेवा के उस सदस्य , जिसने चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की जनवरी के 
पहले दिन छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा यदि वह उस वर्ष की जनवरी के पहले 
दिन अथवा उस वर्ष के तुरंत बाद के किसी भी वर्ष जिसमें ऐसी बैठक आयोजित हुई, में विचार किए जाने हेतु पात्र था , परंतु 
उस पर विचार नहीं किया जा सका था क्योंकि उप -विनियम (1 ) के परंतुक के मद ( ख ) के अंतर्गत ऐसे बाद के वर्ष अथवा वर्षों 
के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी ।” । 


[ सं . 14015/ 30/ 2015- अ. भा . से.-I] 


टी . जैकब , अपर सचिव 
टिप्पणीः प्रधान नियमों को दिनांक 6 जून , 1955 की अधिसूचना सं. 14/1/54- अ. भा . से . (II) के तहत भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किया गया था तथा निम्नलिखित अधिसूचनाओं के तहत संशोधित किया गया 
1. सा . का . नि . 118 तारीख 15 मार्च, 1958; 

24. सा . का. नि. 536 ( अ) तारीख 22 अक्तूबर , 1975; 
2. सा . का .नि . 662 तारीख 9 अगस्त, 1958; 

25. सा . का . नि . 544 ( अ) तारीख 27 अक्तूबर , 1975 ; 
3. सा. का .नि . 888 तारीख 6 अगस्त, 1960; 

26. सा . का. नि. 545( अ) तारीख 28 अक्तूबर , 1975; 
4. सा . का . नि . 1820 तारीख 26 दिसम्बर, 1964; 

27 . सा . का . नि . 2692 तारीख 6 नवंबर , 1975 ; 


5 . सा . का . नि . 1653 तारीख 13 नवंबर , 1965 ; 


28 . सा . का . नि . 2723 तारीख 13नवंबर , 1975%3; 


. सा . का . नि . 220 तारीख 12 फरवरी, 1966; 


29 . सा . का. नि. 591 ( अ) तारीख 30 दिसम्बर , 1975; 


7. सा . का . नि . 221 तारीख 12 फरवरी, 1966 ; 


30 . सा . का . नि . 599 ( अ )- क तारीख 30 दिसम्बर, 1975%; 


8 . सा . का . नि . 474 तारीख 8 अप्रैल , 1967 ; 


31 . सा . का . नि . 626 तारीख 20 अप्रैल , 1976%; 


9 . सा . का . नि . 475 तारीख 8 अप्रैल, 1967 ; 


32. सा . का . नि . 627 ( अ ) तारीख 20 अप्रैल, 1976%; 


10. 13/03/ 67 - अ . भा . से . -III तारीख 29 दिसम्बर, 1967 ; 


11 . सा . का . नि . 1267 तारीख 31 मई , 1969 ; 


12. सा . का . नि . 1268 तारीख 31 मई, 19693; 


13. सा . का . नि . 1442 तारीख 21 जून , 1969; 


33. सा . का . नि . 629 ( अ) तारीख 20 अप्रैल , 1976; 
34. सा . का . नि. 1461 तारीख 30 सितम्बर , 1976; 
35. सा. का. नि . 853 ( अ) तारीख 27 अक्तूबर , 1976 ; 
36. 11039/07/76- अ. भा .से . (III ) तारीख 9 दिसम्बर, 1976; 
37. 11039/06/76- अ. भा .से . -(III ) तारीख 3 जून , 1977 ; 
38 . सा . का .नि . 730 तारीख 24 मई, 1978; 
39. 11039/ 21 / 76 - अ. भा .से. (I) तारीख 1 जून , 1978; 
40. 11039/01/78- अ. भा .से. (I)-क तारीख 1 जून , 1978 ; 


14. सा . का . नि . 2755 तारीख 20 दिसम्बर , 1969; 


15. सा . का . नि . 652 तारीख 25 अप्रैल, 1970 ; 


16. 15/05/70 -अ. भा . से. (III)– क तारीख 20 सितम्बर , 1971; 
17. 13/04/71 - अ. भा . से. -(I) तारीख 11 जनवरी, 1972; 


18. 01/ 01/ 72- अ . भा . से . -(I) तारीख 12 अक्तूबर , 1972 ; 


41. 11039/01/78- अ . भा . से. (I) तारीख 30 सितम्बर, 1978 ; 


19. सा . का . नि . 558 तारीख 22 मई, 1973; 


42. सा . का . नि . 813 तारीख 16 अगस्त , 1979 ; 


20. सा . का . नि . 429 तारीख 12 सितम्बर , 1973 ; 


43. 28013/ 20/ 1976- अ. भा . से.(I)- क तारीख 5 अक्तूबर, 1979; 


21. सा . का .नि . 477 (अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1973; 
22. सा . का . नि . 43 ( अ) तारीख 19 फरवरी, 1974; 
23. 11/02/72- अ. भा . से. -(I) तारीख 21 जून , 1974 ; 


44. सा . का . नि . 115 ( अ ) तारीख 2 दिसम्बर , 1983 ; 
45. 11039 / 04 /84- अ. भा . से. (1) तारीख 21 नवंबर , 1984; 
46. 11039/03/84- अ. भा . से . (I) तारीख 21 दिसम्बर, 1984; 


[ TT II 005 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


55. HT. . a . 548 ( 37 ) arta 14 14 , 1995 ; 


56 . AT. AT. . 710 ( 37) arta 2 adick , 1995 ; 


47. AT. FT. T. 803 (31 ) arta 15 fastere, 1987; 
48 . 71.77.f . 804 (37) arte 15 fedtcre , 1987 ; 
49. HTFT. Ft . 59 (27 ) arta 275 , 1989; 
50 . FT. 700. Fa . 399 (3T) arta 30 HTF, 1989 ; 
51. FT.FT. fa . 756 (ET) arta 1 pipe , 1989 ; 


HL. A . A . 461 (37) arta 14 3tka, 1997; 


. . fq . 732 ( 27 ) arte 31 fatale , 1997 ; 


.$ . ft . 633 ( 27 ) arta 25 


, 2000 ; 


52 . AT.A . a .1070 (37) arte 29 futale, 1989 ; 


60 . AT.FL.P . 438 (37) arte 28 


, 2003; 


53. 91.7 . fq . 938 (27) arte 7 femte, 1990 ; 


61. ATAU. . 49 arta 1229 , 2005 ; Bite 


54 . AT.col . 440 (37) arte 28 


, 1993 ; 


62. HT. FT.ft. 629 (2T) arta 13 314 , 2005 . 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 


SO 


(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th March , 2015 


G . S. R . 196 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of the States concerned and 
the Union Public Service Commission , hereby makes the following regulations further to amend the Indian 
Administrative Service ( Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 , namely : - 


Administrative Service ( Appointment by 


1. ( 1) These regulations may be called the Indian 
Promotion ) Amendment Regulations, 2015 . 


(2 ) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official 
Gazette . 


2 . In the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 , in 
regulation 5 , for sub -regulation ( 3 ) , the following sub -regulation shall be substituted , namely : - 


“ ( 3) The Committee shall not consider the cases of the members of the State Civil Service who have 
attained the age of fifty -six years on the first day of January of the year for which the Select List is 
prepared : 

Provided that a member of the State Civil Service whose name appears in the Select List 
prepared for the earlier year before the date of the meeting of the Committee and who has not been 
appointed to the Service only because he was included provisionally in that Select List shall be 
considered for inclusion in the fresh list to be prepared by the Committee , even if he has in the 
meanwhile attained the age of fifty - six years : 


Provided further that a member of the State Civil Service who has attained the age of fifty -six 
years on the first day of January of the year for which the select list is prepared shall be considered by 
the Committee , if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or of any of 
the years immediately preceding the year in which such meeting is held but could not be considered 
as no meeting of the Committee was held during such preceding year or years under item (b ) of the 
proviso to sub-regulation ( 1).” . 


[No . 14015/30/ 2015 - AIS -I] 


T . JACOB , Addl. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


___ [ PART II - SEC . 3 (i)] 


Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number 14/1/ 54 

AIS ( II ) dated the 6th day of June , 1955 and amended vide notification numbers 
1. G. S. R. 118 dated 15th March, 1958; 

32. G.S. R. 627 ( E ) dated 20th April, 1976; 
2 . G. S. R. 662 dated 9th August, 1958; 

33 . G. S. R. 629 ( E) dated 20th April , 1976; 
3 . G.S. R. 888 dated 6th August, 1960 ; 

34. G. S. R. 1461 dated 30th September, 1976 ; 
4 . G .S . R. 1820 dated 26th December, 1964 ; 

35 . G. S. R. 853 ( E ) dated 27th October, 1976 ; 
5 . G. S. R. 1653 dated 13th November, 1965 ; 

36. 11039 /07/ 16- AIS - (III) dated 9th December , 1976; 
6 . G .S . R. 220 dated 12th February , 1966 ; 

37. 11039/06/76- AIS –(III) dated 3rd June, 1977 ; 
7 . G. S. R. 221dated 12th February, 1966; 

38. G.S. R. 730 dated 24th May, 1978; 
8. G. S. R. 474 dated 8th April , 1967; 

39 . 11039/ 21/ 76 - AIS (I) dated 1st June, 1978 ; 
9 . G. S. R. 475 dated 8th April , 1967 ; 

40. 11039/ 01/ 78- AIS (I)- A dated 1st June, 1978; 
10. 13/ 03/ 67 - AIS - III dated 29th December, 1967 ; 

41. 11039/ 01/78 - AIS (I) dated 30th September, 1978; 
11. G. S. R. 1267 dated 31 May, 1969 ; 

42. G.S. R. 813 dated 16th August , 1979; 
12. G. S. R. 1268 dated 31st May, 1969 ; 

43. 28013/ 20/ 1976 - AIS (I)- A dated 5th October, 1979 ; 
13. G. S. R. 1442 dated 21st June, 1969 ; 

44. G.S. R. 115 ( E) dated 2nd December, 1983 ; 
14. G. S. R. 2755 dated 20th December, 1969; 

45 . 11039/04/ 84- AIS (I) dated 21st November, 1984 ; 
15. G. S. R. 652 dated 25th April, 1970 ; 

46 . 11039/03/ 84- AIS (I) dated 21st December, 1984 ; 
16. 15/ 05/ 70 - AIS -( III) - A dated 20th September, 1971 ; 47. G. S. R. 803 ( E) dated 15th September, 1987; 
17 . 13 /04/ 71 - AIS –(I) dated 11th January, 1972; 

48. G. S. R. 804 ( E) dated 15th September, 1987 ; 
18. 01/01/ 72- AIS -(I) dated 12th October, 1972 ; 

49. G.S. R. 59 ( E) dated 27th January, 1989 ; 
19 . G.S. R. 558 dated 22nd May, 1973 ; 

50 . G . S. R. 399 ( E) dated 30th March, 1989 ; 
20. G. S. R. 429 dated 12th September, 1973 ; 

51. G.S. R. 756 ( E) dated 1st August , 1989 ; 
21. G . S. R. 477 ( E) dated 24th October, 1973 ; 

52. G.S. R. 1070 ( E) dated 29th December, 1989 ; 
22. G.S . R. 43 ( E) dated 19th February , 1974 ; 

53. G. S. R. 938 ( E) dated 7th December, 1990 ; 
23. 11/02/72- AIS – (I) dated 21st June, 1974 ; 

54. G.S. R. 440 ( E ) dated 28th May , 1993 ; 
24. G. S. R. 536 ( E ) dated 22nd October, 1975 ; 

55 . G .S. R. 548 ( E) dated 14th July, 1995 ; 
25. G. S. R. 544 ( E) dated 27th October , 1975 ; 

56 . G . S. R. 710 ( E) dated 20 November, 1995 ; 
26. G .S . R. 545 ( E ) dated 28th October, 1975 ; 

57 . G.S. R. 461 ( E ) dated 14th August, 1997 ; 
27 . G. S. R. 2692 dated 6th November , 1975 ; 

58. G.S. R. 732 ( E) dated 31st December , 1997 ; 
28. G. S. R. 2723 dated 13th November , 1975 ; 

59 . G .S. R. 633 ( E) dated 25th July, 2000 ; 
29. G. S. R. 591 ( E) dated 30th December , 1975; 

60 . G. S. R. 438 ( E ) dated 28th May, 2003; 
30. G. S. R. 599 ( E )- A dated 30th December, 1975 ; 

61 . G. S. R. 49 dated 12th February, 2005; and 
31. G. S. R. 626 dated 20th April , 1976; 

62. G. S. R.629 ( E) dated 13th October , 2005 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 2015 
___ सा . का .नि . 197 ( अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा 
( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) नियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती 
है , अर्थात्: 

1. ( 1) इन विनियमों और भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) संशोधन विनियमावली , 2015 कहा जा 
सकेगा। 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे। 

2. भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) विनियमावली, 1955 में विनियम 5 में उन विनियम ( 3) के 
लिए निम्नलिखित उप- विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


N&Foooo 


"( 3 ) समिति , राज्य पुलिस सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के 
पहले दिन छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त की है जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है : 

बशर्ते कि राज्य पुलिस सेवा का वह सदस्य जिसका नाम समिति की बैठक की तारीख से पूर्व के वर्ष में तैयार 
की गई चयन सूची में दर्शाया गया है और जिसे केवल इस कारण से ही सेवा में नियुक्त नहीं किया गया क्योंकि उसे 
उस चयन सूची में अंतरिम रूप से शामिल किया गया था , द्वारा इसी बीच छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी 
समिति द्वारा तैयार की जाने वाली नवीनतम सूची में उसका नाम शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा ; 

बशर्ते यह भी कि राज्य पुलिस सेवा के उस सदस्य , जिसने चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की जनवरी 
के पहले दिन को छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा यदि वह उस वर्ष की 
जनवरी के पहले दिन अथवा उस वर्ष के तुरंत बाद के किसी भी वर्ष जिसमें ऐसी बैठक आयोजित हुई थी , में हि 
किए जाने हेतु पात्र था , परंतु उस पर विचार नहीं किया जा सका था , क्योंकि उक्त विनियम (1) के परंतुक के मद 
( ख ) के अंतर्गत ऐसे बाद के वर्ष में अथवा वर्षों के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी । 

[सं . 14015/ 30 / 2015 - अ . भा . से .-। क ] 

टी . जैकब , अपर सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान नियमों को दिनांक 6 जून , 1955 की अधिसूचना सं . 14/ 2/54- अ . भा . से . (।।) द्वारा भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना सं . द्वारा संशोधित किए गए 
1 . सा . का . नि . 118 दिनांक 28 -02- 1958 ; 

23. सा . का . नि . 628 दिनांक 20 - 04- 1976; 
2. सा . का. नि .662 दिनांक 29-07- 1958; 

4. सा . का . नि . 1462 दिनांक 30 -09 - 1976%; 
17/ 19/ 58 - अ . भा . से . (III ) दिनांक 02-06 - 1959 ; 

25. 11039/ 06/76 - अ . भा . से.-(I) ख दिनांक 11 - 04 - 1977 ; 
10/ 05/ 61 - अ . भा . से . (I) दिनांक 11- 09- 1961; 

26. 11039/06 /76 - अ . भा . से .-(I) क दिनांक 03- 06- 1977; 
27 / 48/64 - अ . भा . से . (III ) दिनांक 11-12- 1964 ; 

27. 11039/ 02/ 76- अ . भा .से .-(I)क दिनांक 03-10- 1977 ; 
27/ 28/ 64 - अ . भा . से . ( III) ख दिनांक 07- 02 - 1966%; 

28 . 11039/ 21/ 76 - अ . भा . से.-(I) ख दिनांक 01 -06- 1978 ; 
7 . 14/ 25/65- अ . भा . से. ( III ) दिनांक 07- 02-1966; 

29. 28013/20/76-अ. भा .से.-(I) ख दिनांक 05 -10-1979; 
27 / 42 / 64 - अ . भा . से . ( III ) दिनांक 31. 03. 1967 ; 

30 . 11039/06 / 77 - अ . भा . से .-(I)- ख दिनांक 19-03- 1983 ; 
13/04/76- अ . भा . से . (I)- ख दिनांक 29 - 12- 1967 ; 

31. सा . का .नि . 1019( अ ) दिनांक 30- 12- 1987 ; 
10 . सा . का . नि .1268 दिनांक 24- 05 - 1969 ; 

32. सा . का .नि .60( अ) दिनांक 24- 01 -1989 ; 
11. सा . का .नि. 1269 दिनांक 24 - 05 - 1969 ; 

33. सा . का .नि .63( अ) दिनांक 24-01- 1989 ; 
12. 17/ 19/ 68 - अ . भा . से -(III) ख दिनांक 02-06- 1969 ; 

34. सा . का .नि . 967 ( अ ) दिनांक 07- 11 - 1989 ; 
13. 16/ 01/ 68 - अ. भा . से -(III ) ख दिनांक 09- 04 - 1970 ; 

35 . सा . का . नि . 939 ( अ ) दिनांक 07 - 12 - 1990 ; 
14. सा . का . नि . 1113 दिनांक 05- 06- 1971 ; 

36. सा . का . नि . 224( अ ) दिनांक 19-04- 1991; 
15 . 16/ 05/ 70 - अ . भा . से . (III ) दिनांक 21 - 09-1971 ; 

37 . सा . का .नि . 226( अ ) दिनांक 19-04 - 1991 ; 
16. 13/04/ 71 - अ . भा . से . (I) दिनांक 11 - 01 - 1972: 

38 . सा . का . नि . 560 ( अ ) दिनांक 18 - 08 - 1993; 
17. सा . का . नि .1352 दिनांक 12-10-1972; 

39 . सा . का .नि .733 ( अ) दिनांक 31-12- 1997 ; 
18. सा . का .नि . 557 दिनांक 22-05- 1973 ; 

40 . सा . का . नि .634 ( अ) दिनांक 25-07- 2000 ; 
19. सा . का . नि . 430दिनांक 12- 09- 1973 ; 

41. सा . का . नि . 1018 ( अ ) दिनांक 30 -12- 2003; 
20. सा . का . नि . 478 ( अ)दिनांक 24 -10 -1973; 

42. सा . का . नि . 50 दिनांक 12- 02- 2005 ; एवं 
21 . 11/01 /73- अ . भा . से.(I)- ख दिनांक 19-02- 1974 ; 

43. सा . का .नि . 630( अ ) दिनांक 13 अक्तूबर, 2005 
22. सा . का .नि . 545 ( अ ) दिनांक 28 - 10 - 1979 ; 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th March , 2015 


G . S . R . 197 ( E ) . — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with Government 
Union Public Service Commission , hereby makes the following regulations further to amend the Indian 
Police Service (Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 , namely : - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


1. ( 1) These regulations may be called the Indian Police Service (Appointment by Promotion ) 
Amendment Regulations, 2015 . 

(2 ) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In the Indian Police Service (Appointment by Promotion ) Regulations, 1955 , in regulation 5 , for 
sub -regulation (3 ), the following sub -regulation shall be substituted , namely : - 

“ (3 ) The Committee shall not consider the cases of the members of the State Police Service who have 
attained the age of fifty - six years on the first day of January of the year for which the Select List is 
prepared : 
Provided that a member of the State Police Service whose name appears in the Select List prepared 
for the earlier year before the date of the meeting of the Committee and who has not been appointed 
to the Service only because he was included provisionally in that select list shall be considered for 
inclusion in the fresh list to be prepared by the Committee , even if he has in the meanwhile , attained 
the age of fifty -six years ; 
Provided further that a member of the State Police Service who has attained the age of fifty - six years 
on the first day of January of the year for which the select list is prepared shall be considered by the 
Committee , if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or of any of the 
years immediately preceding the year in which such meeting is held but could not be considered as no 
meeting of the Committee was held during such preceding year or years under item (b ) of the proviso 
to sub -regulation ( 1)” . 

[No. 14015 /30 /2015-AIS -I A ] 

T . JACOB, Addl. Secy . 
Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number 14 /2 /54 
AIS ( II ) dated the 6th day of June , 1955 and amended vide notification numbers 
1. G . S . R . 118 dated 28 -02 - 1958 ; 

20 . G . S . R . 478 ( E )dated 24 - 10 - 1973 ; 
2. G . S.R . 662 dated 29-07 - 1958 ; 

21 . 11 /01/ 73 - AIS ( I) - B dated 19 -02 - 1974 ; 
3. 17 / 19 /58 -AIS ( III) dated 02 -06 - 1959 ; 

22. G .S.R . 545 (E )dated 28 -10- 1979; 
4 . 10 /05 /61- AIS (I) dated 01 - 09 - 1961; 

23. G . S.R . 628 dated 20 -04 - 1976 ; 
5 . 27 / 48 /64 - AIS (III ) dated 11 - 12 - 1964; 

24 . G .S . R . 1462 dated 30 -09 - 1976 ; 
6 . 27 /28/64 - AIS ( III) B dated 07 -02 -1966 ; 

25 . 11039 /06 /76 -AIS ( I) B dated 11 -04 - 1977 ; 
7 . 14 /25 /65 - AIS (III) dated 07 -02 -1966 ; 

26 . 11039 /06 /76 -AIS (I) A dated 03 - 06 - 1977 ; 
8 . 27 /42/64 - AIS ( III) dated 31.03. 1967 ; 

27. 11039 /02/76 -AIS (I) A dated 03 - 10 - 1977 ; 
9. 13/04 /76 -AIS (I) B dated 29- 12 -1967 ; 

28 . 11039 /21/ 76 -AIS (I) B dated 01 -06 - 1978 ; 
10 . G . S .R . 1268 dated 24 -05 - 1969 ; 

29. 28013 /20/ 76 -AIS (I)B dated 05 -10- 1979; 
11 . G . S . R . 1269 dated 24 -05 - 1969 ; 

30 . 11039 / 06 /77 - AIS (I) B dated 19 -03 - 1983 ; 
12 . 17 / 19/68 - AIS (III ) B dated 02 -06 - 1969 ; 

31. G .S.R . 1019( E ) dated 30 -12- 1987; 
13. 16 /01/68 - AIS (III) B dated 09 -04 - 1970 ; 

32. G .S .R . 60 ( E ) dated 24 -01 -1989 ; 
14 . G . S. R . 1113 dated 05 - 06 - 1971 ; 

33. G .S .R . 63 (E ) dated 24 -01- 1989; 
15 . 16 / 05 /70 -AIS ( III) dated 21 -09 - 1971; 

34 . G . S. R . 967 (E ) dated 07 - 11 - 1989 ; 
16 . 13 /04 /71- AIS (I) dated 11-01- 1972 ; 

35 . G . S .R . 939 ( E ) dated 07 - 12 - 1990 ; 
17 . G .S.R . 1352 dated 12 -10 -1972; 

36 . G .S .R . 224 (E ) dated 19-04 -1991; 
18 . G .S.R . 557 dated 22- 05 - 1973 ; 

37 . G .S.R . 226 (E ) dated 19 -04- 1991; 
19. G .S. R . 430 dated 12 -09 - 1973 ; 

38 . G . S .R . 560 ( E ) dated 18 -08 - 1993 ; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


39. G.S. R. 733( E ) dated 31 -12-1997 ; 
40. G. S. R. 634( E) dated 25-07- 2000 ; 
41. G . S . R. 1018 ( E ) dated 30 - 12- 2003 ; 


42 . G.S. R. 50 dated 12- 02 -2005; and 
43. G.S. R. 630( E) dated 13th October, 2005 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 2015 
सा . का . नि . 198( अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय वन सेवा 
( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) नियमावली , 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, 
अर्थात्: 

1. (1) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति ) संशोधन विनियमावली, 2015 कहा जा 
सकेगा। 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 

2. भारतीय वन सेवा ( पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली , 1966 के उप-विनियम (3) के लिए विनियम 5 के 
लिए निम्नलिखित उप -विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

"(3) समिति , राज्य वन सेवा के उन सदस्यों के मामलों पर विचार नहीं करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के पहले 
दिन छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त की है जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है: 
बशर्ते कि राज्य वन सेवा का वह सदस्य जिसका नाम समिति की बैठक की तिथि से पूर्व के वर्ष में तैयार की गई चयन 
सूची में दर्शाया गया है और जिसे केवल इस कारण से सेवा में नियुक्त नहीं किया गया था क्योंकि उसे उस सूची में 
अंतरिम रूप से शामिल किया गया था , द्वारा इसी बीच छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी समिति द्वारा तैयार 
की जाने वाली नवीनतम सूची में उसका नाम शामिल किए जाने पर विचार किया जाएगा । 
बशर्ते यह भी कि राज्य वन सेवा के उस सदस्य , जिसने चयन सूची तैयार किए जाने वाले वर्ष की जनवरी के पहले 
दिन छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा यदि वह उस वर्ष की जनवरी के 
पहले दिन अथवा उस वर्ष के तुरंत बाद के किसी भी वर्ष जिसमें ऐसी बैठक आयोजित हुई , में विचार किए जाने हेतु 
पात्र था , परंतु उस पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि उक्त विनियम (1) के परंतुक के मद ( ख) के अंतर्गत ऐसे 
बाद के वर्षों में अथवा वर्षों के दौरान समिति की कोई भी बैठक आयोजित नहीं की गई थी । " 

[सं . 14015/ 30/ 2015 - अ. भा . से.-I ख ] 

टी . जैकब , अपर सचिव 
पाद टिप्पणी : प्रधान नियम दिनांक 17 नवंबर , 1965 की अधिसूचना सं . 2/ 9/65 - अ. भा . से . (IV) द्वारा भारत के राजपत्र में 
प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधित किए गए 
1. 5/ 2/65 - अ. भा .से .(IV ) दिनांक 27- 12- 1967 ; 

8. सा . का . नि . 1463 दिनांक 30- 9- 1976 ; 
2. 5/8/ 67 -अ. भा .से.(IV) दिनांक 16-3-1968 ; 

9. सा . का . नि . 261 ( अ) दिनांक 3-6- 1977 ; 
5 /18/ 69 - अ . भा . से .(IV) दिनांक 12 - 8- 1969; 

10. 11039 /2/76- अ. भा . से.(I)-ग दिनांक 3- 10 - 1977 ; 
5/ 9 / 70 - अ . भा . से .(IV ) दिनांक 3- 1 - 1972 ; 

11. 16021 /2/77- अ. भा . से.(IV ) दिनांक 19 - 4-1978; 
13/ 4/ 71 - अ . भा . से .(IV) दिनांक 11 - 1 - 1972; 

12. 11039/ 21/ 76 - अ. भा . से .(I)- ग दिनांक 1 - 6- 1978; 
6. सा . का . नि . 44( अ) दिनांक 19- 2-1974; 

13. सा . का . नि . 531( अ ) दिनांक 8- 11- 1978; 
7. सा . का . नि . 629( अ) दिनांक 20 - 4-1976; 

14. सा . का .नि . 570( अ ) दिनांक 5 -10 - 1979 ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(i)] 


15. 11039/6 /77-37.HT.À .(1)- T ferlih 19-03- 1983; 
16 . HT. T. . 704 ( 37 ) faith 28 - 11- 1991; 
17 . 1. col .f . 561( 37 ) fari 18 -8 - 1993; 
18 . FT. FT. FT . 147 (37) FeHiFi 23-3- 1996 ; 
19. HT. FT. . 58 ( ) FeHiFi 6 -2-1997 ; 


20 . HIST. Fa . 734 (37) Fantichi 31- 12 - 1997; 
21. HT417. 9 . 635( 27) famidi 25 -7- 2000 ; 
22. AT. FT. A . 51 fanich 12-2- 2005; sie 
23. HT.T . A . 631(ET) Penici 1337742, 2005. 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 2015 
G . S . R . 198 ( E ). — In exercise of the powers conferred by Section 3 of the All India Services Act, 
1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with Government of States concerned and the 
Union Public Service Commission , hereby makes the following regulations further to amend the Indian 
Forest Service (Appointment by Promotion ) Regulations, 1966 , namely : 
1. ( 1) These regulations may be called the Indian Forest Service (Appointment by Promotion ) 

Amendment Regulations, 2015 . 

(2 ) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official 
Gazette. 

2 . In the Indian Forest Service (Appointment by Promotion ) Regulations, 1966 , in regulation 5 , for 
sub - regulation (3), the following sub -regulation shall be substituted , namely : - 

“ ( 3 ) The Committee shall not consider the cases of the members of the State Forest Service who have 
attained the age of fifty - six years on the first day of January of the year for which the Select List is 
prepared : 
Provided that a member of the State Forest Service whose name appears in the Select List prepared 
for the earlier year before the date of the meeting of the Committee and who has not been appointed 
to the Service only because he was included provisionally in that select list shall be considered for 
inclusion in the fresh list to be prepared by the Committee , even if he has in the meanwhile attained 
the age of fifty - six years; 
Provided further that a member of the State Forest Service who has attained the age of fifty -six years 
on the first day of January of the year for which the select list is prepared shall be considered by the 
Committee , if he was eligible for consideration on the first day of January of the year or of any of the 
years immediately preceding the year in which such meeting is held but could notbe considered as no 
meeting of the Committee was held during such preceding year or years under item (b ) of the proviso 
to sub - regulation ( 1) ” . 

[No. 14015 / 30 /2015 -AIS - I B ] 

T . JACOB , Addl. Secy . 
Footnote: The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number 2 /9 /65 -AIS (IV ) 

dated the 17th day of November, 1965 and amended vide notification numbers 
5 /2 /65 - AIS ( IV ) dated 27 - 12 - 1967 ; 

13. G .S .R . 531 (E ) dated 8 - 11- 1978 ; 
2 . 5 /8 /67 -AIS ( IV ) dated 16 - 3 - 1968; 

14 . G . S . R . 570 ( E ) dated 5 - 10 - 1979 ; 
5 / 18 /69-AIS (IV ) dated 12 - 8 - 1969; 

15 . 11039 /6 /77 - AIS (I) - C dated 19 -03- 1983; 
4 . 5 /9 /70 - AIS (IV ) dated 3- 1- 1972 ; 

16 . G . S .R . 704 ( E ) dated 28 - 11 - 1991 ; 
13 /4 /71-AIS (IV ) dated 11 - 1 - 1972 ; 

17 . G . S . R . 561( E ) dated 18 -8 - 1993; 
G .S . R . 44 (E ) dated 19 -2 - 1974; 

18 . G . S . R . 147 ( E ) dated 23 - 3 - 1996 ; 
G . S . R . 629 ( E ) dated 20 -4 - 1976 ; 

19 . G . S .R . 58 (E ) dated 6 -2 - 1997 ; 
8 . G . S. R . 1463 dated 30 - 9 -1976 ; 

20 . G . S . R . 734 ( E ) dated 31- 12 - 1997 ; 
9 . G .S . R . 261( E ) dated 3 -6 - 1977 ; 

21. G .S .R .635 ( E ) dated 25 -7 -2000 ; 
10 . 11039 /2 /76 - AIS (I)- C dated 3- 10 - 1977 ; 

22 . G .S .R . 51 dated 12 -2 - 2005 ; and 
11. 16021/ 2 / 77 - AIS ( IV ) dated 19 - 4 - 1978 ; 

G . S.R . 631 (E ) dated 13th October , 2005 . 
12 . 11039 /21/ 76 -AIS ( I) -C dated 1 -6 - 1978 ; 


- 
ciri 
tvorooo 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 मार्च, 2015 
सा . का . नि . 199( अ). अखिल भारतीय सेवा अधिनियम , 1951 ( 1951 का 61 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( चयन द्वारा नियुक्ति ) विनियमावली , 1997 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियमों को बनाती 
है , अर्थात् : 

1. (1) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा ( चयन द्वारा नियुक्ति ) संशोधन विनियम, 2015 कहा जा 
सकेगा। 

( 2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे । 

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा ( चयन द्वारा नियुक्ति ) विनियम , 1997 , उप -विनियम ( 1) में विनियम 4 में प्रथम 
परंतुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

“ बशर्ते कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार नहीं करेगी जिसने उस वर्ष की जनवरी के पहले दिन को 
छप्पन वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है जिसके लिए समिति के विचारार्थ नामों का प्रस्ताव करने का निर्णय लिया गया 


है । " 


[ सं. 14015/ 30/ 2015 -अ. भा . से.-आईसी ] 

टी . जैकब , अपर सचिव 
पादटिप्पणीः प्रधान नियमों को दिनांक 31 दिसंबर , 1997 की अधिसूचना सं. 14015/ 53/ 96 -अ. भा . से. (I) द्वारा भारत के 

राजपत्र में प्रकाशित किया गया था । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 17th March , 2015 
G . S . R . 199 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the All India Services Act, 1951 
(61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of States concerned and the 
Union Public Service Commission hereby makes the following regulations further to amend the Indian 
Administrative Service ( Appointment by Selection ) Regulations, 1997 , namely : 

1 . ( 1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Appointment by 
Selection ) Amendment Regulations , 2015 . 

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the official 
Gazette. 

2 . In the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 , in regulation 
4 in the sub - regulation ( 1), for the first proviso , the following proviso shall be substituted , namely : 

“ Provided that the State Government shall not consider the case of a person who has attained the age 
of fifty -six years on the first day of January of the year for which the decision is taken to propose the 
names for the consideration of the Committee:” . 

[ No . 14015 / 30/ 2015 - AIS -I C ] 

T . JACOB, Addl. Secy . 
Footnote : The principal rules were published in the Gazette of India vide Notification number 14015 /53 / 

96 - AIS (I) dated the 31 December, 1997 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


